रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


nim 


VEE 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 12 , 2017 / वैशाख 22 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2017 /VAISAKHA 22 , 1939 


सं . 1349 ] 
No . 1349 ] 


रेल मंत्रालय 
( मेट्रो रेलवे, कोलकाता ) 

अधिसूचना 

कोलकाता , 19 अप्रैल , 2017 
का . आ . 1528 (अ). केंद्रीय सरकार ने भूमिगत रेल ( संकर्म सन्निर्माण ) अधिनियम , 1978 ( 1978 का 33 ) 
की धारा 7 की उप -धारा ( 1) के अधीन जारी भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना सं . 
का . आ .3298 ( अ),तारीख 19अक्टूबर , 2016 के अधीन जारी जो भारत के राजपत्र , असाधारण, के भाग-।।, खंड 3, 
उप खंड (ii) में तारीख 25 अक्टूबर , 2016 को प्रकाशित की गई थी , कोलकाता महानगर में मेट्रो रेलवे के 
जोका - बीबीडी बाग परियोजना के लिए माझेरहाट स्टेशन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों के लिए 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , भवनों,पथ, सड़क, रास्ते या उनमें उपयोग के अधिकार या सुखाधिकार का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और जबकि सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम , 1978 की 
धारा 9 के अधीन भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण ) अधिनियम , 1978 की धारा 7 की उप धारा ( 1)के तहत 
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर एक आपत्ति मामला दर्ज हुए और उस पर विचार किया गया 
है और आक्षेपकर्ताओं को उस आपत्ति के बारे में बताने सुने जाने का अवसर दिया गया है और सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा उसका निपटान कर दिया है । 

____ और केंद्रीय सरकार का , सक्षम प्राधिकारी के रिपोर्ट पर , यह समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचना से 
संलग्न अनुसूची में यथा -विनिर्दिष्ट भूमि , भवन , पथ, सड़क, रास्ते या उनमें उपयोग के अधिकार या सुखाधिकार 
उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं ; 


3099GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii )] 


अत :, अब ,केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम , 1978 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, निम्न अनुसूची में यथा -विनिर्दिष्ट भूमि , भवन, पथ , सड़क, रास्ते या उनमें उपयोग के अधिकार या 
सुखाधिकार को अर्जित करती है ; 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपूर्ण क्षेत्रों , जिनका अर्जन किया गया है, का रेखांक सक्षम प्राधिकारी,मेट्रो रेल के 
कार्यालय 39/1, रास बिहारी एवेन्यू (प्रथम तल ), कोलकाता- 700026 में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है । 

भूमि अनुसूची 
माझेरहाट के रास्ते जोका से बिनय बादल दिनेश बाग ( बी. बी. डी .बाग) के बीच मेट्रोरेलवे के निर्माण के संबंध में अधिगृहित की जानेवाली भूमि/ परिसरों की 

अनुसूची,अधिग्रहण की जानेवाली भूमि, परिसर , भवन आदि का क्षेत्रफल , विवरण एवं चौहद्दी 
योजना जिस उद्देश्य के | कोलकाता | पुलिस | परिसर सं . | अधिग्रहण 

भूमि की चौहद्दी भूमि/परिसर अधिग्रहण 
संख्या लिए भूमि का नगर निगम | स्टेशन 

किया 

का विवरण | का स्वरूप 
अधिग्रहण वार्ड सं . 

जानेवाला क्षेत्र 
अपेक्षित है 

( वर्ग मीटर में ) 
आरवीएनल | माझेरहाट के साऊथ 34 / 1 , डायमड 

उ.- सफायर स्पार्ज क्लब । गैर कृषि | स्थायी 
कोल /मेट्रो/ | रास्ते जोका से 

पोर्ट हार्बर रोड , 

( परि. सं. 35 ) 

। भूमि 
जोका बिनय बादल 

द.- दुर्गापुर साइडिंग रोड 

अलीपुर, 
बीबीडी दिनेश बाग 

पू.- माझेरहाट पुल 
बाग / 

कोलकाता -27 

प .- परिसर सं . 35 
( बी . बी. डी. बाग ) 
2/2016/ 

पार्ट 
माझेरहाट तक मेट्रो रेलवे ___ 79 

957 .054 
-मोमिनपुर 

का निर्माण एवं 
उससे संबंधित 
अन्य कार्य 


कुल 


957 .054 


[ फा . सं. एमआरटीएस/ डब्ल्यू -90 / 49ए( भूमि अधिग्रहण)/भाग-।।] 

वी . के.पंजियार , मुख्य इंजीनियर/निर्माण 


MINISTRY OF RAILWAYS 
(METRO RAILWAY ,KOLKATA ) 

NOTIFICATION 

Kolkata , the 19th April, 2017 
S . O . 1528 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways number 
S . O . 3298 (E ), dated the 19th October, 2016 , issued under sub – section ( 1) of section 7 of the Metro Railways 
(Construction of Works ) Act, 1978 ( 33 of 1978), published in Part – II , section 3, sub - section ( ii) of the Gazette of India , 
Extraordinary , dated the 25th October, 2016 , the Central Government gave notice of its intention to acquire lands, 
buildings , streets , roads , passages or the right of users or easement therein , specified in the Schedule appended to the said 
notification , for the purpose of construction of Majerhat station of Metro Railway of Joka – BBD Bag project and other 
works connected therewith in the metropolitan city of Kolkata ; 

And whereas one objection case under section 9 of the Metro Railways (Construction of Works ) Act, 1978 had 
been filed within 21 days of the publication of notification under sub -section ( 1) of section 7 of the Metro Railways 
( Construction of Works) Act 1978 , and the same has been disposed off , as reported by the Competent Authority . 

And whereas the Central Government, on the report of the Competent Authority is satisfied that the lands, 
buildings , streets , roads, passages or the right of users or easement therein , specified in the Schedule appended to the said 
notification , are required for the above said purpose ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 10 of the Metro Railways 
(Construction of Works ) Act, 1978 , the Central Government do hereby acquires the lands, buildings, streets , roads, 
passages or the right of users or easement therein , specified in the Schedule appended to the said notification ; 


[ 9T1 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


The plan of the areas, specified in the Schedule which are required , is available for inspection in the office of the 
Competent Authority , Metro Railways, at 39 / 1, Rash Bihari Avenue, (1st Floor), Kolkata – 700026 . 


LAND SCHEDULE 


Schedule of Land/Premises to be acquired in connection with Construction of Metro Railway Between Joka to Binoy Badal Dinesh Bag (B . B . D . Bag ) 

via Majerhat Area , Description and Boundary ofLand , Premises, Building etc . to be acquired 


Plan No. 


Area to 


Purpose for 
which land is to 

be acquired 


Police 
Station 


Kolkata 
Municipal 
Corporation 
Ward No 


Premises 

No. 


Boundary of 
Land 


Description of 
Land /Premises 


Nature of 
Acquisition 


be 


acquired 

in 
square 
metre 


Non 


Permanent 


RVNL/KOL /METRO / JOKA 

BBD 
BAG /2 /2016 /MAJERHAT 

MOMINPUR 


South 
Port 


Agricultural 

Land 


957 .054 


Construction of 
Metro Railway 
from Joka to 
Binoy Badal 
Dinesh Bag 
( B . B .D .Bag) 
via Majerhat 
and other works 

connected 
therewith 


34 / 1 , 
Diamond 
Harbour 

Road , 
Alipore , 
Kolkata 

- 27 
PART 


N - Sapphire 
Sparkz Club 
(Pr. No . 35 ) 
S - Durgapur 
Siding Road 
E - Majerhat 
Bridge 
W - Premises 
No. 35 


Total 


957 . 054 
[F. No .MRTS/W -90 /49A (Land Acquisition )/Pt. II] 

V . K ., PANJIAR , Chief Engineer /Con 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by SARVESH 
SRIVASTAVA 


KUMAR SRIVASTAVA 
Date: 2017 .05 . 15 19 :37 : 22 + 05 30 


